पासन् 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013- 2015. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2- 22- छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 276 ] 


रायपुर, बुधवार ,दिनांक 10 जुलाई 2019 - आषाढ़ 19 , शक 1941 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 10 जुलाई 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1 - 1 / 2019 / 17 - दो . – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को 
प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ( अराजपत्रित ) सेवा भर्ती 
नियम , 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त नियमों में , 


अनुसूची - एक, दो , तीन एवं चार के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्: 


" अनुसूची - एक 
(नियम 5 देखिये) 


स . क्र . 


वर्गीकरण 


टिप्पणियां 


सेवा में सम्मिलित 
पदों के नाम 


कर्तव्य पदों 
की कुल 
संख्या 


वेतन मैट्रिक्स । 

लेवल 


( 1 ) 


( 5 ) 


क – अनुसचिवीय (लिपिक वर्गीय ) 

अधीक्षक 


2 . 


सहायक प्रोग्रामर 


तृतीय श्रेणी अनुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स 

(लिपिक वर्गीय ) लेवल - 9 
तृतीय श्रेणी अनुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स 

(लिपिक वर्गीय) लेवल - 9 
तृतीय श्रेणी अनुसचिवीय वेतन मैट्रिक्स 

(लिपिक वर्गीय ) लेवल - 9 
तृतीय श्रेणी अनुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स 

(लिपिक वर्गीय ) लेवल - 8 


3. 


शीघ्रलेखक ग्रेड - दो 


01 


सहायक लेखाधिकारी 


___ 01 


551 


S 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2019 


सहायक अधीक्षक 


6. | शीघ्रलेखक 


03 हिन्दी + 
01 अंग्रेजी 


1. 


| सहायक ग्रेड - एक 


8. 


लेखापाल 


9. | कनिष्ठ लेखापाल 


तृतीय श्रेणी अनुसचिवीय वेतन मैट्रिक्स 

(लिपिक वर्गीय ) लेवल - 8 
तृतीय श्रेणी अनुसचिवीय वेतन मैट्रिक्स 

(लिपिक वर्गीय ) लेवल - 7 
तृतीय श्रेणी अनुसचिवीय वेतन मैट्रिक्स 

(लिपिक वर्गीय ) लेवल - 7 
तृतीय श्रेणी अनुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स 

(लिपिक वर्गीय ) लेवल - 6 
तृतीय श्रेणी अनुसचिवीय । वेतन मैट्रिक्स 

(लिपिक वर्गीय ) लेवल - 6 
तृतीय श्रेणी अनुसचिवीय वेतन मैट्रिक्स 

(लिपिक वर्गीय ) लेवल - 6 
तृतीय श्रेणी अनुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स 

(लिपिक वर्गीय ) लेवल - 6 
तृतीय श्रेणी अनुसचिवीय || वेतन मैट्रिक्स 

(लिपिक वर्गीय ) लेवल - 4 
तृतीय श्रेणी ( तकनीकी ) वेतन मैट्रिक्स 

लेवल - 5 
तृतीय श्रेणी (तकनीकी ) वेतन मैट्रिक्स 

लेवल - 4 


10. | डाटा एण्ट्री ऑपरेटर 


सहायक ग्रेड - दो 


12. | सहायक ग्रेड - तीन 


13. | वाहन चालक (भारी) 


14. 


वाहन चालक 


1. 


01 


ख - कार्यपालक 

सहायक सांख्यिकी 

अधिकारी 
2. | सहायक लोक 

अभियोजक 
औषधि निरीक्षक 


02 


3. 


112 


खाद्य सुरक्षा अधिकारी 


112 


तृतीय श्रेणी ( कार्यपालक ) वेतन मैट्रिक्स 

लेवल - 9 
तृतीय श्रेणी ( कार्यपालक ) वेतन मैट्रिक्स 

लेवल - 9 
तृतीय श्रेणी ( कार्यपालक ) वेतन मैट्रिक्स 

लेवल - 9 
तृतीय श्रेणी ( कार्यपालक ) | वेतन मैट्रिक्स 

लेवल - 7 
तृतीय श्रेणी ( कार्यपालक ) वेतन मैट्रिक्स 

लेवल - 4 
तृतीय श्रेणी (कार्यपालक ) वेतन मैट्रिक्स 

लेवल - 5 
तृतीय श्रेणी ( कार्यपालक ) वेतन मैट्रिक्स 

लेवल - 4 


5. | नमूना सहायक 


6. 


हेड कांस्टेबल 


प्रतिनियुक्ति पर 


कांस्टेबल 


प्रतिनियुक्ति पर 


तृतीय श्रेणी (तकनीकी ) । 


ग - तकनीकी ( खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ) 

असिस्टेंट पब्लिक 
एनालिस्ट 
लैब टेक्नीशियन 


तृतीय श्रेणी (तकनीकी) 


वेतन मैट्रिक्स 
लेवल - 7 
वेतन मैट्रिक्स 
लेवल - 7 
वेतन मैट्रिक्स 
लेवल - 4 


3. | लैब असिस्टेंट 


तृतीय श्रेणी ( तकनीकी) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2019 


552 ( 1 ) 


15 


घ - तकनीकी ( औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ) 

| जूनियर साइंटिफिक 
असिस्टेंट 
लैब असिस्टेंट 

05 


तृतीय श्रेणी ( तकनीकी ) 


वेतन मैट्रिक्स 

लेवल - 7 
वेतन मैट्रिक्स 

लेवल - 4 


तृतीय श्रेणी ( तकनीकी ) 


अनुसूची - दो 
(नियम 6 देखिये ) 


कुल 


( 6 ) 


- 


स. क्र . | सेवा में सम्मिलित कर्तव्य | भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत । टिप्पणियां 
पदों के नाम पदों की 

सीधी भर्ती सेवा के मूल / अन्य सेवाओं से 
संख्या 

द्वारा स्थानापन्न सदस्यों व्यक्तियों के 
नियम 

की पदोन्नति द्वारा स्थानान्तरण द्वारा 
6(1 )( क ) [नियम 6 (1 )( ख ) [ नियम 6(1)( ग ) 
देखिये देखिये] 

देखिये 

(5) 
क – अनुसचिवीय (लिपिक वर्गीय) 
| अधीक्षक 

100 % 
सहायक प्रोग्रामर 

100 % 
शीघ्रलेखक ग्रेड - दो । 

100 % 
सहायक लेखाधिकारी | 

100 % 
सहायक अधीक्षक 

100 % 
शीघ्रलेखक 

100 % 
सहायक ग्रेड - एक 

100 % 
लेखापाल 

100 % 
कनिष्ठ लेखापाल 

100 % 
10. डाटा एण्ट्री ऑपरेटर 

12 | 100 % 
11 . सहायक ग्रेड - दो 

100 % 
12. | सहायक ग्रेड - तीन 

75 % 

25 % 
13. | वाहन चालक ( भारी ) 

__ 

100% 
14. | वाहन चालक ____ 03 100 % 


ल|Foo| 


| 


100 % 


100 % 


ख - कार्यपालक 

सहायक सांख्यिकी 
अधिकारी 
सहायक लोक 
अभियोजक 
औषधि निरीक्षक 
खाद्य सुरक्षा अधिकारी 
नमूना सहायक 
| हेड कांस्टेबल 


100 % 
90 % 


10 % 


112 


| 


75 % 


- 


25 % 


प्रतिनियुक्ति 


पर 


कांस्टेबल 


प्रतिनियुक्ति 


पर 


552 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2019 


33 % 


67 % 


ग - तकनीकी ( खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ) 

| असिस्टेंट पब्लिक | 03 

एनालिस्ट 
2. | लैब टेक्नीशियन 
| 

05 
| लैब असिस्टेंट 

05 


60 % 


40 % 


60 % 


40 % 


घ - तकनीकी ( औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ) 

जूनियर साइंटिफिक 15 
असिस्टेंट 
लैब असिस्टेंट 


60 % 


40 % 


2 . 


05 


60 % 


40 % 


अनुसूची - तीन 
(नियम 8 देखिये) 


विहित शैक्षणिक अर्हता 


टिप्पणियां 


स. क्र . | सेवा / पद | न्यूनतम अधिकतम 

का नाम आय सीमा | आयु सीमा 


(5 ) 


क - अनुसचिवीय (लिपिक वर्गीय ) 

सहायक 18 वर्ष 
प्रोग्रामर 


30 वर्ष 


2. | शीघ्रलेखक | - तदैव - | - तदैव 


| (1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / मंडल / 

संस्था से प्रथम श्रेणी में कम्प्यूटर साइंस / सूचना 
प्रौद्योगिकी / एम. एस. सी . / एम. सी . ए. उत्तीर्ण होना 
चाहिये । 
(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10 + 2) परीक्षा 
उत्तीर्ण, 

अथवा 
पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की 
प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । 
( 2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था / शीघ्रलेखन 
( शार्टहैण्ड ) मुद्रलेखन परिषद् से: 
( क ) शीघ्रलेखक (हिन्दी ) के लिये - हिन्दी शीघ्रलेखन 
( शार्टहैण्ड ) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन 
( शार्टहैण्ड ) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति ( गति के 
लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी । 
( ख ) शीघ्रलेखक ( अंग्रेजी) के लिए 
अंग्रेजी शीघ्रलेखन ( शार्टहैण्ड) प्रमाण पत्र परीक्षा 
उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन ( शार्टहैण्ड ) में 100 शब्द प्रति 
मिनट की गति ( गति के लिए कौशल परीक्षा ली 
जाएगी । 
( ग ) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए 
ऊपर खण्ड ( क ) तथा ( ख ) में विनिर्दिष्ट अनुसार 
हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन ( शार्टहैण्ड ) पाठ्यक्रम 
प्रमाणपत्र उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन ( शार्टहैण्ड ) में 100 
शब्द प्रति मिनट की गति ( गति के लिए कौशल 
परीक्षा ली जाएगी ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2019 


552 ( 3 ) 


3 . 


| 


डाटा एण्ट्री | - तदैव - । - तदैव 
ऑपरेटर 


( 3 ) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री 
ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण 
पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 10, 000 की ( Key ) डिप्रेशन 
प्रति घंटे की गति ( गति के लिए कौशल परीक्षा ली 
जाएगी । 
(1 ) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10 + 2 ) परीक्षा 
उत्तीर्ण, 

अथवा 
पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता 
प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम 
वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, 

अथवा 
दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त 
संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा । 
( 3 ) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री 
ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण 
पत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की 8,000 
की ( Key ) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति ( गति के लिए 
कौशल परीक्षा ली जाएगी । 


सहायक | - तदैव - | - तदैव 
ग्रेड - तीन 


| (1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10 + 2 ) परीक्षा 
उत्तीर्ण, 

अथवा 
पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की 
प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । 
( 2 ) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री 

ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय 
डिप्लोमा / प्रमाणपत्र । 
( 3) हिंदी कम्प्यूटर टाईप लेखन में 5,000 की ( Key ) 
डिप्रेशन प्रति घंटे की गति ( गति के लिए कौशल 
परीक्षा ली जाएगी । 
| (1 ) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से माध्यमिक विद्यालय 
( 8वीं ) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये । 
( 2) भारी / हल्के वाहन चालन का वैध ड्राईविंग 
लाइसेंस होना चाहिये 


5. 


| वाहन 
चालक 


| - तदैव - | - तदैव 


ख - कार्यपालक 

सहायक 
सांख्यिकी 
अधिकारी 


- तदैव 


- तदैव 


किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित 
किसी एक विषय में अर्थात् अर्थशास्त्र, वाणिज्य, गणित, 
विषय में द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण 
होना चाहिए । 
| किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक 
उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए । 


सहायक | - तदैव - । - तदैव 
लोक 
अभियोजक 

औषधि | - तदैव - | - तदैव 
निरीक्षक 


भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फार्मेसी 
या फार्मास्युटिकल साइंस में डिग्री अथवा क्लीनिकल 
फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में विशेषज्ञता के 
साथ मेडिसिन में डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिये । 


552 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2019 


खाद्य सुरक्षा | - तदैव - | - तदैव 
अधिकारी 


| (एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य 
प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या 
तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा 
विज्ञान या जैव रसायन या सूक्ष्म जीवविज्ञान में उपाधि 
अथवा रसायन विज्ञान में स्नातक उपाधि या मेडिसीन 
में उपाधि; अथवा 
( दो ) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य 

समतुल्य / मान्यता प्राप्त अर्हता । 
| किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से विज्ञान संकाय (रसायन 
विज्ञान सहित ) में हायर सेकेण्डरी (10 + 2 ) परीक्षा 
उत्तीर्ण होना चाहिए । 


- तदैव - | - तदैव 


नमूना 
सहायक 


ग - तकनीकी ( खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला) 

असिस्टेंट | - तदैव - | - तदैव - | भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन 
पब्लिक 

विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीवविज्ञान या 
एनालिस्ट 

डेयरी / तेल प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि अथवा पशु 

चिकित्सा विज्ञान में उपाधि होना चाहिये । 
लैब 

- तदैव - | - तदैव किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान संकाय 
टेक्नीशियन 

(रसायन विज्ञान सहित) में स्नातक होना चाहिये । 
लैब 

- तदैव - | - तदैव - | किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से विज्ञान संकाय (रसायन 
असिस्टेंट 

विज्ञान सहित ) में हायर सेकेण्डरी (10 + 2 ) परीक्षा 
उत्तीर्ण होना चाहिये । 


घ - तकनीकी ( औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ) 

जूनियर - तदैव - तदैव - | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी . फार्मेसी की 
साइंटिफिक 

उपाधि होनी चाहिये । 
असिस्टेंट 
लैब । - तदैव - | - तदैव | किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से विज्ञान संकाय (रसायन 
असिस्टेंट 

विज्ञान सहित ) में हायर सेकेण्डरी (10 + 2) परीक्षा 
उत्तीर्ण होना चाहिये । 


नोट : - ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी है के लिये, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य 

प्रशासन विभाग द्वारा समय - समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी । 


अनुसूची - चार 
(नियम 13 देखिये ) 


स . क्र . 


टिप्पणियां 


सेवा या पद का 

नाम 
जिससे पदोन्नति 

की जानी है 


सेवा या पद का नाम | पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति 
जिस पर पदोन्नति | पात्रता के | समिति के सदस्यों के 
की जानी है लिये न्यूनतम नाम 

अनुभव की 
अवधि 


( 6 ) 


। 


1 . 


05 वर्ष 


विभागाध्यक्ष / नियुक्ति 
प्राधिकारी द्वारा गठित 
पदोन्नति समिति 


क – अनुसचिवीय (लिपिक वर्गीय) 

सहायक अधीक्षक / | अधीक्षक 
सहायक 

लेखा अधिकारी 
2. शीघ्रलेखक 

शीघ्रलेखक ग्रेड - दो 
3. सहायक ग्रेड - एक सहायक अधीक्षक / 

सहायक लेखा 
अधिकारी 


05 वर्ष 
05 वर्ष 


- तदैव 
- तदैव 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई 2019 


552 ( 5 ) 


05 वर्ष 


सहायक सहायक ग्रेड - एक 05 वर्ष 

- तदैव 
ग्रेड - दो / 
लेखापाल / कनिष्ठ 

लेखापाल 
5 . सहायक ग्रेड - तीन | सहायक ग्रेड 

05 वर्ष - तदैव 

लेखापाल तथा कनिष्ठ 
दो / लेखापाल / 

लेखापाल के पद पर 
कनिष्ठ लेखापाल 

पदोन्नति हेतु लेखा 
परीक्षा उत्तीर्ण को 
प्राथमिकता दी 

जायेगी । 
| वाहन चालक वाहन 

05 वर्ष - तदैव 

भारी वाहन चालक का 
चालक (भारी) 

वैध लायसेंस । 
भृत्य / कार्यालय सहायक ग्रेड 

- तदैव 

सहायक ग्रेड - तीन एवं 
सहायक तीन / 

नमूना सहायक के पद 
नमूना सहायक 

पर पदोन्नतिहेतु 
अनुसूची - तीन में 
विहित शैक्षणिक अर्हता 

होनी चाहिये । 
ख - कार्यपालक 
1. नमूना सहायक औषधि निरीक्षक / 10 वर्ष । विभागाध्यक्ष / औषधि निरीक्षक या 
खाद्य सुरक्षा अधिकारी 

नियुक्तिकर्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी 
अधिकारी द्वारा गठित | के पद पर पदोन्नति 
पदोन्नति समिति हेतु अनुसूची - तीन में 

विहित शैक्षणिक अर्हता 

होनी चाहिये । 
ग - तकनीकी ( खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ) 
1. | लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट पब्लिक 

5 वर्ष 

विभागाध्यक्ष / नियुक्ति ___ असिस्टेंट पब्लिक 
एनालिस्ट 

कर्ता अधिकारी द्वारा एनालिस्ट के पद पर 
गठित पदोन्नति 

पदोन्नति हेतु 
समिति अनुसूची - तीन में विहित 

शैक्षणिक अर्हता होनी 

चाहिये । 
2 | लैब असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन | 05 वर्ष ।| विभागाध्यक्ष / नियुक्ति । लैब टेक्नीशियन के 

कर्ता अधिकारी द्वारा | पद पर पदोन्नति हेतु 
गठित पदोन्नति ___ अनुसूची – तीन में 
समिति विहित शैक्षणिक अर्हता 

होनी चाहिये । 
3 लैबोरेटरी अटेंडेंट | लैब असिस्टेंट 

05 वर्ष - तदैव 

लैब असिस्टेंट के पद 
पर पदोन्नति हेतु 

अनुसूची - तीन में 
विहित शैक्षणिक अर्हता 

होनी चाहिये । 
घ - तकनीकी ( औषधि परीक्षण प्रयोगशाला) 
1. | लैब असिस्टेंट जूनियर साइंटिफिक | 05 वर्ष । विभागाध्यक्ष / जूनियर साइंटिफिक 
असिस्टेंट 

नियुक्तिकर्ता अधिकारी , असिस्टेंट के पद पर 
द्वारा गठित पदोन्नति । पदोन्नति हेतु 
समिति 

अनुसूची - तीन में 
विहित शैक्षणिक अर्हता 

होनी चाहिये । 


552 ( 6 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 10 जुलाई 2019 


लैबोरेटरी अटेंडेंट | लैब असिस्टेंट 


05 वर्ष 


- तदैव 


लैब असिस्टेंट के पद 
पर पदोन्नति हेतु 

अनुसूची - तीन में 
विहित शैक्षणिक अर्हता 

होनी चाहिये । " 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार 

निहारिका बारिक सिंह , सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 10 जुलाई 2019 


क्रमांक एफ 1 - 1 / 2019 / 17 - दो . - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में इस 
विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 - 07 - 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार 

निहारिका बारिक सिंह, सचिव . 


Atal Nagar, the 10th July 2019 


NOTIFICATION 


No. F 1- 1/2019/ 17 -2. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution of India , the Governor of Chhattisgarh , hereby , makes the following amendment in the 
Chhattisgarh Food and Drugs Administration (Non -Gazetted ) Service Recruitment Rules, 2011 , namely : 


AMENDMENT 


In the said rules :- . 


For Schedule-I, II , III and IV , the following shall be substituted , namely : 


" SCHEDULE-I 

(See rule-5) 


S . No. 


Classification 


Remarks 


Name of posts 
included in the service 


Total 
number 
of duty 
posts 


Pay Matrix 

Level 


( 1 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 2 ) 
A -Ministerial (Clerical) 
___ 1. | Superintendent 


2 . 


Assistant Programmer 


| Stenographer Grade- II 


Class-III Ministerial | Pay Matrix Level- 9 

(Clerical) 
Class-III Ministerial | Pay Matrix Level- 9 

(Clerical) 
Class -III Ministerial | Pay Matrix Level- 9 

(Clerical) 
Class-III Ministerial | Pay Matrix Level- 8 

(Clerical) 
Class-III Ministerial | Pay Matrix Level- 8 

(Clerical)) 


01 


Assistant Accounts 
Officer 
Assistant Superintendent 


___ 02 


ENTING TG48 , facich 10 C19 2019 


552 ( 7) 


6 . 


Stenographer 


03 Hindi + 
01 English 


Assistant Grade-I 


8 . 


Accountant 


03 


9 . 


Junior Accountant 


Class- III Ministerial Pay Matrix Level 

(Clerical) 
Class -III Ministerial Pay Matrix Level-7 

( Clerical) 
Class -III Ministerial Pay Matrix Level-6 

(Clerical) 
Class-III Ministerial Pay Matrix Level-6 

(Clerical) 
Class -III Ministerial Pay Matrix Level-6 

(Clerical) 
Class - III Ministerial Pay Matrix Level-6 

(Clerical) 
Class -III Ministerial Pay Matrix Level-4 

( Clerical) 
Class - III ( Technical) | Pay Matrix Level-5 
Class-III ( Technical) Pay Matrix Level-4 


10 . | Data Entry Operator 


12 


1 


1. 


| Assistant Grade- II 


12 . 


AssistantGrade -III 


L 


13. 
14 . 


Driver (Heavy) 
Driver 


01 
03 


1. 


101 


Class- III (Executive ) 


Pay Matrix Level-9 


2 . La 


02 


Class -III ( Executive ) 


Pay Matrix Level- 9 


B -Executive 

Assistant Statistical 
Officer 
Assistant Public 
Prosecutor 
Drug Inspector 
Food Safety Officer 

Sample Assistant 
6 . Head Constable 


112 
112 


4 . 


Class- III (Executive ) | Pay Matrix Level- 9 
Class -III (Executive ) Pay Matrix Level- 7 
Class- III (Executive) | Pay Matrix Level-4 
Class -III ( Executive) | Pay Matrix Level- 5 


_ 112 


02 


On 
deputation 

On 
deputation 


Constable 


08 


Class -III ( Executive ) | Pay Matrix Level-4 


C - Technical (Food Testing Laboratory ) 

1. Assistant Public Analyst 03 
| 2. Lab Technician 
3 . Lab Assistant 

05 


05 


Class -III ( Technical) 
Class - III ( Technical) 
Class- III ( Technical) 


Pay Matrix Level-7 
Pay Matrix Level-7 
Pay Matrix Level-4 


| D - Technical (Drug Testing Laboratory ) 
Junior Scientific 

15 
Assistant 
2 . Lab Assistant 

05 


Class- III ( Technical) 


Pay Matrix Level-7 


Class -III ( Technical) | Pay Matrix Level-4 


552 ( 8 ) 


FOR RUN 275/45 , facilis 10 al 2019 


SCHEDULE - II 

( See rule 6 ) 


S . No. 


Remarks 


Name of the posts 
included in the 

service 


Total 
number 
of duty 
posts. 


| Percentage of the number of duty posts to be 

filled in 
By direct By 

By 
recruitment promotion of transfer of 
[See rule substantivel 

persons from 
6 ( 1)( a )] officiating 

other Service 
members of 

[See rule 
service 
[ See rule 

6 ( 1 )( c )] 
6 ( 1) (b )] 
(4) 

(6 ) 


(3) 


(5 ) 


(7 ) 


100 % 


100 % 


3 . 


01 


100 % 


100 % 


02 


100 % 


(1) 

(2) 
A -Ministerial (Clerical) 
1. Superintendent 

Assistant 
Programmer 
Stenographer 
Grade- II 
Assistant Accounts 

Officer 
5 . Assistant 

Superintendent 

Stenographer 

| AssistantGrade -I 
8 . 

Accountant 

| Junior Accountant 
10 . Data Entry 

Operator 
11 . Assistant Grade -II 
12 . Assistant Grade- III 

Driver (Heavy ) 
14 . Driver 


04 


100 % 


100 % 


08 
03 


100 % 


09 


100 % 


100 % 


18 


- - - 


100 % 


54 


75 % 


25 % 
100 % 


13 . 


01 


03 


100 % 


100 % 


02 


100 % 


B -Executive 
1 . Assistant Statistical 

Officer 
Assistant Public 
Prosecutor 
Drug Inspector 
Food Safety 
Officer 
Sample Assistant 

Head Constable 
7 . Constable 


112 


100 % 


112 


90 % 


10 % 


112 


75 % 


25 % 


02 


On Deputation 
On Deputation 


08 


03 


33 % 


67 % 


C - Technical ( Food Testing Laboratory ) 

Assistant Public 

Analyst 
2 . Lab Technician 

05 


60 % 


40 % 


EMIRATĘ 15142 , fagic 10 Ci 2019 


552 (9) 


| 


3. 


Lab Assistant 


| 


05 


| 


60 % 


40 % 


15 


D - Technical (Drug Testing Laboratory ) 

Junior Scientific 
Assistant 
Lab Assistant 


60 % 


40 % 


60 % 


40 % 


SCHEDULE - III 

(See rule 8 ) 


Remarks 


Minimum 
Age Limit 


Maximum 
Age Limit 


Prescribed Educational 
Qualification 

(5 ) 


(2 ) 


(6 ) 


S . No. Name of Servicel 

Post 
(1) 
A -Ministerial (Clerical) 
1. Assistant 

Programmer 


18 years 


30 years 


Stenographer 


- do 


- do 


Should have passed a Computer 
Science / Information Technology / 
M .S .C . / M .C . A . in First Division 
from any recognized University / 
Board / Institute . 
( 1) Passed (10 + 2 ) Examination 
from any recognized Board , 

OR 
Passed old Higher Secondary 
Examination with First year 
examination of Graduation Course 
from any recognized University . 
(2) From any recognized Board / 
Institute/Stenography (Shorthand ) 
Typing Council : 
(a ) For Stenographer (Hindi) 
Passed Hindi Stenography 
( Shorthand ) 

Certificate 
Examination and 100 words per 
minute speed in Stenography 
(Shorthand ) (efficiency test for 
speed shall be taken ). 
(b ) For Stenographer (English ) 
Passed English Stenography 
( Shorthand ) 

Certificate 
Examination and 100 words per 
minute speed in Stenography 
(Shorthand ) (efficiency test for 
speed shall be taken ). 

(c) For Bilingual Stenographer - 
Passed Certificate Course of Hindi 
and English Stenography 
(Shorthand ) as specified in clause 
(a ) and (b ) above and 100 words 
per minute speed in Stenography 
( Shorthand ) ( efficiency test for 
speed shall be taken ). 


552 ( 10 ) 


ESKİRTIE 15145 , facics 10 CIS 2019 


3 . 


- do - 


- do 


Data Entry 
Operator 


(3 ) One year Diploma/ Certificate 

Data Entry Operator / 
Programming from any recognized 
institute and speed of data entry 
10,000 (Key) depression per hour 
(efficiency test for speed shall be 
taken ). 
(1 ) Passed ( 10 + 2 ) Examination 
from any recognized Board , 

OR 
Passed old Higher Secondary 
Examination with First year 
examination of Graduation Course 
from any recognized University , 

OR 
Passed 10th Examination and 
three year diploma from any 
recognized institute . 
(2 ) One year Diploma/ Certificate 
in Data Entry Operator(Key) 
/Programming from any 
recognized institute and speed of 
data entry 8 ,000 (Key ) depression 
per hour in Hindi and English 
( efficiency test for speed shall be 
taken ). 
( 1) Passed ( 10 + 2 ) Examination 
from any recognized Board , 

OR 
Passed old Higher Secondary 
Examination with First year 
examination of Graduation Course 
from any recognized University . 
(2 ) One year Diploma/ Certificate 
in Data Entry Operator / 
Programming from any recognized 
institute. 
(3 ) In Hindi Computer Typing 
5 ,000 (Key ) depression speed per 
hour (efficiency test for speed shall 
be taken ). 
( 1) Should have passed Middle 
School ( 8th ) examination from any 
recognized Board . 
(2 ) Valid Heavy Or Light Motor 
Vehicle License . 


4 . 


| Assistant Grade -III 


-do - 


-do 


5 . 


Driver 


- do 


-do 


B - Executive 
1 . Assistant Statistical 

Officer 


-do - 


-do 


Should have passed Post 
Graduation Degree in any of the 
following subject from any 
recognized University i.e . 
Economic , 

Commerce , 
Mathematics subject in second 
division . 
Should have passed Bachelor 
degree in law from any recognized 
University . 


Assistant Public 
Prosecutor 


-do 


- do 


ETIKETTG NGT48 , facie 10 FECIT 2019 


552 ( 11) 


Drug Inspector 


- do 


- do 


4 . 


-do - 


l 


-do 


Food Safety 
Officer 


Should have passed a degree in 
Pharmacy or Pharmaceutical 
Sciences or degree in Medicine 
with specialization in Clinical 
Pharmacology or Microbiology 
from any recognized University in 
India . 
(1) A degree in food technology or 
dairy Technology or 
Biotechnology or Oil technology 
or Agricultural Science or 
Veterinary Sciences or Bio 
Chemistry or Microbiology or 
Graduation Degree in Chemistry or 
Degree in medicine from any 
recognized University, or 
( ii ) Any 

other 
equivalent/recognized qualification 
notified by the Central 
Government. 
Should have passed Higher 
Secondary (10 + 2) examination 
with science faculty (with 
chemistry) from any recognized 
Board . 


5 . 


Sample Assistant 


- do 


- do 


C - Technical ( Food Testing Laboratory) 
Assistant Public 

-do 
Analyst 


- do 


Lab Technician 


-do 


- do 


Should have passed a 
Graduation degree in Chemistry 
or Biochemistry or microbiology 
or Dairy / Oil Technology or 
degree in Veterinary Sciences 
from any recognized University 
in India . 
Should have graduation with 
Science faculty (with chemistry ) 
from any recognized University . 
Should have passed Higher 
Secondary (10 + 2 ) examination 
with science faculty (with 
chemistry ) from any recognized 
Board . 


3 . 


Lab Assistant 


-do 


-do 


D - Technical (Drug Testing Laboratory ) 
Junior Scientific 

-do 
Assistant 


- do 


2 . 


Lab Assistant 


- do 


-do 


Should have B . Pharmacy 
Degree from any recognized 
University . 
Should have passed Higher 
Secondary ( 10 + 2) examination 
with science faculty (with 
chemistry ) from any recognized 
Board . 


Note :- The upper age limit shall be relaxable for candidates who are local resident of the State of 

Chhattisgarh , as per the instructions issued by the General Administration Department of the 
Government, from time to time. 


552 ( 12) 


For THUG 27514a , fari 10 al 2019 


SCHEDULE -IV 
( See rule 13 ) 


S . No. 


Remarks 


Name of service 

or posts from 
which promotion 

is to be made 


Name of service or 

posts to which 
promotion is to be 

made 


Minimum 
experience 
period for 
eligibility 

for 
promotion 


Name of 
member of the 
Departmental 

Promotion 
Committee 


( 1 ) 


(2 ) 


(5 ) 


(5 ) 


Superintendent 


05 years 


A -Ministerial (Clerical) 
1 . Assistant 

Superintendent / 
Assistant 
Account Officer 


Promotion 
Committee set 
up by the Head 
of Department 
/Appointing 
Authority . 

-do 


2 . 


Stenographer 


Stenographer 

Grade - II 


05 years 


3 . 


Assistant Grade - I 


05 years 


- do 


Assistant 
Superintendent/ 
Assistant Account 

Officer 
Assistant Grade - 

I 


T 


05 years 


- do 


Assistant Grade 
II / Accountant / 
Junior 
Accountant 
Assistant 
Grade - III 


05 years 


-do 


AssistantGrade -II/ 
Accountant / Junior 

Accountant 


6 . 


Driver 


Driver (Heavy ) 


05 years 


-do 


Priority to pass the 
Account examination 

for the post of 
Accountant and Junior 
Accountant for 

promotion 
Valid license of heavy 

vehicle driver 
For the promotion of 

post of Assistant 
Grade -III and sample 
Assistant, there should 

be educational 

qualification 
prescribed in 
Schedule - III. 


05 years 


-do 


Peon /Office 
Attendant 


Assistant Grade 
III/Sample Assistant 


B - Executive 

1. Sample Assistant 


10 years. 


Drug Inspector / 
Food Safety Officer 


For the promotion of 
post of Drug Inspector 


Promotion 
Committee set 
up by the Head 
of Department/ 
Appointing 

officer . 


Food Safety Officer , 
there should be 

educational 
qualification 
prescribed in 
Schedule - III . 


KOMPIG 15148 , faxim 10 TLC 


2019 


552 (13) 


C - Technical (Food Testing Laboratory ) 
1. Lab Technician Assistant Public 

Analyst 


05 years 


Promotion 
Committee set 
up by the Head 
of Department 
| Appointing 

officer. 


for promotion to the 

post of Assistant 
Public Analyst, there 
should be educational 

qualification 
prescribed in 

Schedule - III . 
For promotion to the 

post of Lab 
Technician , there 
should be educational 

qualification 
prescribed in 
Schedule - III . 


2 . 


Lab Assistant 


Lab Technician 


05 years 


-do 


3 . 


Lab Assistant 


05 years . 


- do 


Laboratory 
Attendant 


For promotion to the 
post of Lab Assistant, 
there should be 

educational 
qualification 
prescribed in 
Schedule - III 


D - Technical (Drug Testing Laboratory ) 
1 . Lab Assistant Junior Scientific 

Assistant 


05 years 


Promotion 
Committee set 
up by the Head 
of Department 
| Appointing 

officer . 


For promotion to the 

post of Junior 
Scientific Assistant, 
there should be 

educational 
qualification 
prescribed in 

Schedule - III. 
For promotion to the 
post of Lab Assistant, 
there should be 

educational 
qualification 
prescribed in 
Schedule - III." 


Lab Assistant 


05 years 


- do 


Laboratory 
Attendant 


By order and in the name ofGovernor of Chhattisgarh 

NIHARIKA BARIK SINGH , Secretary . 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


